रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 . 
PART II — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , अगस्त 13, 2003 / श्रावण 22 , 1925 
NEW DELHI , WEDNESDAY , AUGUST 13, 2003/SRAVANA 22, 1925 


सं . १ ] 


10. 9 ] 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 11 अगस्त , 2003 
सं . 2002/ एम ( डब्ल्यू ) /964/136. - भारत के राजपत्र के भाग III , खण्ड 1 में 9 - 7 - 2003 को प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना सं. 8 को . 
नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए : 


सामान्य सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रणाधीन 
डीजल कलपुर्जा कारखाना का नाम बदलकर " डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना " ( डी एम डब्ल्यू) कर दिया है । 

इस प्रकार पुन :नामित " डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना " ( डी एम डब्ल्यू) का मुख्यालय पटियाला ही रहेगा । 


आर. आर . भंडारी, सचिव 


2294 GI/ 2003 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. . . 


